निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 38 


31 भाद्र, 1932 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

22 सितम्बर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

13-16 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 
1 सितम्बर 2010 

के द्वारा प्रदत्त 
एस 0 ओ 0 207 दिनांक 22 सितम्बर 2010 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -7024/ जे0 , दिनांक 15 दिसम्बर 
1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेश प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 15 दिसम्बर 2005 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 
में नाम अंकित 

अर्हता करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि 

किया गया है 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री सुरेश प्रसाद 


15.12.94 


बी ० ए ० 


पटना जिला 


अधिवक्ता , सिविल 
कोर्ट , पटना 


एल 0 एल0 बी 0 


( सं 0 सं0 - ए/ नोट -8/ 93 / 3909/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


1 सितम्बर 2010 
एस 0 ओ 0 208 - एस0 ओ 0 207 दिनांक 22 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0- ए/ नोट -8/93/ 3909/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 1st September 2010 
S.O.207 dated 22 September 2010 — In exercise of the powers conferred by section - 5 (2 ) of 
Notaries Act , 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Prasad and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 7024/J, dated 15 th December 1994 to practice as notary 
again for the next five years from 15th December 2005 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


3 


Name of Notary 


Residential/ 
Professional 

address 


Qualification 


Remarks 


Date of which the 
name ofNotary has 
been entered in the 
Register 

3 


Area in 

which 
Notary to 
practice. 

5 


1 


2 


4 


6 


15-12-94 


Shri Suresh 
Prasad 


Advocate , Civil 
Court, Patna 


B.A. Patna Distt . 
L.L.B. 
( File no .- A/ Not - 8 /93/ 3909 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary . 


3 सितम्बर 2010 
एस0 ओ 0 209 दिनांक 22 सितम्बर 2010 — नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा-5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3493 जे0, दिनांक 2 अगस्त 2004 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम निवास प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 2 अगस्त 2009 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 
में नाम अंकित अहर्ता 

करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 

6 
श्री राम निवास | अधिवक्ता , लखीसराय 02.08.04 

एम 0 ए 0 

सिविल कोर्ट जिला 
एल 0 एल 0 बी 0 

लखीसराय 
( सं 0 सं 0 - ए0 / नोट ( एस० ) -86 / 02 / 3961 / जे 0 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


प्रसाद सिंह 


3 सितम्बर 2010 
एस 0 ओ0 210 - एस 0 ओ0 209 दिनांक 22 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट० (एस0 )-86 /02/ 3961/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 3rd September 2010 
S.O.209 dated 22 September 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nivas Prasad 
Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section 
3 of the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No. 3493 /J, dated 2nd August 2004 to practice as 
notary again for the next five years from 2nd August 2009. 


4 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


, 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Qualification 


Remarks 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
02-08-04 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Civil Court, 
Lakhisarai 
District 


1 


6 


Sri Ram 
Nivas Prasad 
Singh 


2 
Advocate. 
Lakhisarai 


4 
M.A. 
L.L.B. 


( File no.- A/ Not. ( S )-86 /02 / 3961 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 


Secretary . 


3 सितम्बर 2010 
एस0 ओ0 211 दिनांक 22 सितम्बर 2010 — नोटरीज ऐक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-846 जे0 , दिनांक 4 मार्च 1997 के 
द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सरयू प्रसाद सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
4 मार्च 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 

में नाम अंकित अहर्ता करने के लिए प्राधिकृत | अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


1 


3 


4 


5 


6 


04.03.97 


औरंगाबाद जिला 


श्री सरयू प्रसाद 
सिंह 


2 
अधिवक्ता , नोटरी , 
व्यवहार न्यायालय , 

औरंगाबाद 


बी ० ए० 
एल 0 एल 0 बी 0 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट( बी 0 ) -05 / 2007 / 3966 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


3 सितम्बर 2010 
एस 0 ओ 0 212- एस 0 ओ0 211 दिनांक 22 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट O( बी 0) -05/ 2007/3966/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 3rd September 2010 
S.0.211 dated 22 September 2010 —In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Saryoo Prasad Singh 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section - 3 of 
the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


5 


Government in Law Department Notification No. 846/J , dated 4th March 1997 to practice as notary again 
for the next five years from 4th March 2010 . 

Date of which the 
Residental 

Area in which 
Name of 
professional name of the Notary 

Qualification Notary to Remarks 
Notary 

has been entered in 
address 

practice 
the Register . 
1 2 3 

4 5 

6 
Sri Saryoo Advocate , 04-03-1997 

B.A. 

Aurangabad 
Prasad Notary , Civil 

L.L.B. 

District 
Singh 

Court. 
Aurangabad 


( File no .- A/ Not.( V ) -5 / 2007/ 3966/ J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 


Secretary. 


3 सितम्बर 2010 
एस 0 ओ0 213 दिनांक 22 सितम्बर 2010 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -965/ जे0 , दिनांक 20 मार्च 1987 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महेश कुमार सिन्हा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 20 मार्च 2007.से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के नाम 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 
अंकित होने 
की तिथि 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने के 
लिए प्राधिकृत 
किया गया है 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री महेश कुमार सिन्हा 


अधिवक्ता , अनुमंडलीय | 20.03.87 
न्यायालय , बाढ़ , पटना 


बी ० ए० बाढ़ अनुमंडल 
एल 0 एल 0 बी 0 
( सं 0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-65/ 86/ 3967 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


3 सितम्बर 2010 
एस 0 ओ0 214 - एस 0 ओ0 213 दिनांक 22 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0 / ए 0 बी0-65 /86/ 3967 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


6 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


The 3rd September 2010 
S.O.213 dated 22 September 2010 —In exercise of the powers conferred by section-5 ( 2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahesh Kumar Sinha 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section -3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 965 /J, dated 20th March 1987 to practice as notary 
again for the next five years from 20th March 2007 
Date of which the 

Area in 
Residential/ 

which 
Name of Notary 

name of Notary has 
Professional 

Qualification 

Remarks 
been entered in the 

Notary to 
address 
Register 

practice . 
2 3 

4 

5 

6 


1 


20.03.87 


Shri Mahesh 
Kumar Sinha 


Advocate Sub 
Divisional Court 
Barh . Patna 


B.A. 
L.L.B. 


Barh, 
Subdivision 


( File no. - A/ A.B.- 65 /86/ 3967/ J) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 


Secretary . 


6 सितम्बर 2010 
एस0 ओ0 215 दिनांक 22 सितम्बर 2010 — नोटरीज ऐक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2780 जे0 , दिनांक 27 जुलाई 2000 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नर्वदेश्वर प्रसाद सिन्हा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 27 जुलाई 2003 से 26 जुलाई 2008 एवं 27 जुलाई 2008 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक 
के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

लेख्य प्रमाणक 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं पंजी में नाम 

करने के लिए 
अहर्ता 

अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने की 

प्राधिकृत किया गया 
तिथि । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


व्यवहार 


27.07.2000 


गया जिला 


श्री नर्वदेश्वर प्रसाद 
सिन्हा 


बी ० एस० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


न्यायालय , गया 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट-55/ 94/ 4002 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


7 


6 सितम्बर 2010 
एस0 ओ0 216 - एस 0 ओ0 215 दिनांक 22 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-55/ 94/ 4002 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 6th September 2010 
S.O.215 dated 22 September 2010 — In exercise of the powers conferred by section - 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act , 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narwa Dishwar Prasad 
Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section 
3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No. 2780/J, dated 27th July 2000 to practice as notary 
from 27th July 2003 to 27th July 2008 again for the next five years from 27th July 2008 
Date of which the 

Area in 
Residental/ 
Name of name of the 

which 
professional Notary has been Qualification 

Remarks 
Notary 
address 

Notary to 
entered in the 

practice 
Register . 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Narwa Civil Court, 27-07-2000 

B.Sc. Gaya District 
Dishwar Prasad Gaya 

L.L.B. 
Sinha 

( File no .- A/ Not - 55/ 94/ 4002/ J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary. 


1 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

17 सितम्बर 2010 
संख्या-IV / स्था 0( रा0) ई -406 / 2010-2780 — वित्त ( वै0 दा 0 नि 0 को ० ) विभाग के पत्रांक -1179 (22) दिनांक 
14 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रशान्त कुमार, अवर निबंधक, महुआ , 
जिला - वैशाली को निम्नरूपेण उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है 
दिनांक -05.12.1996 से 19.12.1996 

15 ( पंद्रह ) दिन 
दिनांक -20.12.1996 से 30.12.1996 

11 (ग्यारह )दिन 
(बिहार सेवा संहिता के नियम 179 क (2 ) के आलोक में अग्रिम उपार्जित अवकाश ) 
दिनांक -05.06.2009 से 14.09.2009 

102 ( एक सौ दो ) दिन 
कुल 128 (एक सौ अठाईस) दिन 


01 


02 


03 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
चन्द्र शेखर सिंह , उप सचिव । 


8 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


01 


17 सितम्बर 2010 
सं ० / ई -610 / 2004-2781 — वित्त ( वै0 दा 0 नि 0 को ०) विभाग के पत्रांक -1127 ( 22 ) दिनांक 11 अगस्त 10 एवं 
पत्रांक -1638 ( 22 ) दिनांक 1 सितम्बर 2010 द्वारा प्रदत्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में मो 0 जावेद अन्सारी, अवर 
निबंधक , परिहार , सीतामढ़ी को निम्नांकित तिथियों को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है : 
दिनांक 22 नवम्बर 2004 से 26 नवम्बर 2004 

05 (पाँच ) दिन 
02 दिनांक 5 अप्रील 2007 से 15 अप्रील 2007 

11 (ग्यारह ) दिन 
03 दिनांक 30 अगस्त 2007 से 16 सितम्बर 2007 

18 ( अठारह ) दिन 
04 दिनांक 4 जुलाई 2009 से 19 जुलाई 2009 

16 ( सोलह ) दिन 
कुल 

50 (पचास ) दिन 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह , उप सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

14 सितम्बर 2010 
सं 0 सं0-6( स 0)/ सा 0 वि 0 नि0-03 / 2001-3465 - उ0 — श्री शुभकीर्ति मजुमदार भा 0 प्र 0 से0 , प्रधान सचिव , 
उद्योग विभाग , बिहार , पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि 0 पटना के ऑर्टिकल्स आफै 
एसोशियेसन की धारा 75 (1 ) के अधीन निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक नियुक्त करते हुए निगम के 

ऑर्टिकल्स आफॅ एसोशियेसन की धारा 81 (1 ) के अधीन निदेशक पर्षद के अध्यक्ष के पद पर अगले आदेश 
तक मनोनीत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


14 सितम्बर 2010 
सं 0 सं0-6( स )नि 0 प 0 / सा 0वि 0 नि 0 / 3/ 2001-3466 — सामान्य 
प्रशासन विभाग , बिहार सरकार 

की 
अधिसूचना संख्या-7783 दिनांक 10 अगसत 2010 के क्रम में श्री साकेश प्रसाद सिंह , भारतीय सिविल लेखा 
सेवा को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि 0 के आर्टिकल्स आफ एसोशियेशन की धारा 75( 1) के 
अधीन निगम के निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर 
दिनांक 12 नवम्बर 2011 तक या अगले आदेश तक ( जो पहले हो ) पदस्थापित किया जाता है। यह आदेश 
भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात श्री सिंह के बि 0 रा 0 सा 0 एवं विनियोग निगम लि 0 में योगदान की तिथि (दिनांक 
11 अगस्त 2010 ) से प्रभावी होगा। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 

13 अगस्त 2010 
संख्या - स्टे 0 / झा 0 / वि0-66 / 2010-9398 / सी0— कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई 
दिल्ली के पत्र सं0-14 / 279 / 2002 एस 0 आर0( एस०) दिनांक 8 जून 2006 के द्वारा दिये गये दिशा -निर्देश तथा इस संबंध में 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्र सं0-6860 दिनांक 21 दिसम्बर 2006 के द्वारा दी गई 
सहमति के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम -2000 की धारा -72 की उप - धारा(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अंतिम रूप से आवंटित खान एवं भूतत्व विभाग के निम्नांकित कमियों को उनके अनुरोध पर एकल रूप में निम्न प्रकार से 
संवर्ग पुनरीक्षण / स्थानान्तरण किया जाता है । 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


9 


क्र ० सं ० 


जन्म तिथि 


कर्मचारी का नाम 

एवं पदनाम 
मो ० रेयाजुद्दीन, 
भूतत्व 

वेता 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद 
सिन्हा, सहायक 


भारत सरकार द्वारा 

अंतिम रूप से 
आवंटित राज्य 

झारखंड 


1 


अंतिम आवंटन से संबंधित 
भारत सरकार के आदेश सं 0 

एवं तिथि 
आ 0 सं0-06( झा o ) / 05 

दिनांक -24.2.05 
आ 0 सं0-39 ( झा ०) / 06 

दिनांक -9.1.06 


एकल रूप में 
स्थानान्तरित 

राज्य 
बिहार 


16.1.1960 


2 


07.1.1993 


झारखंड 


बिहार 


भूतत्व वेता 


3 


3.1.1956 


झारखंड 


बिहार 


श्री मेघनाथ रजक, 
रसायनज्ञ 
श्री कमल किशोर 
शरण, विज्ञान 
पदाधिकारी 


आ 0 सं0-39( झा ० ) / 06 

दिनांक -9.1.06 
आ 0 सं0-06 ( झा o) / 05 
दिनांक -24.2.05 


4 


30.12.1962 


झारखंड 


बिहार 


5 


श्री दिलीप कुमार, 


3.12.1962 


झारखंड 


बिहार 


आ 0 सं0-06( झा ० ) / 05 

दिनांक -24.2.05 
आ 0 सं0-06( झा ०) / 05 
दिनांक -24.2.05 


विज्ञान पदाधिकारी 
श्री अमर नाथ मिश्र 
विज्ञान पदाधिकारी 


6 


1.1.1956 


झारखंड 


बिहार 


2. उपर्युक्त संवर्ग पुनरीक्षण / स्थानान्तरण में उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड के पत्र सं0-650 
दिनांक 10 अप्रील 2010 एवं अपर निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार के पत्रांक -1309 दिनांक 6 जुलाई 2010 के 
द्वारा दोनों राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त है । इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष ) 
विभाग , बिहार, पटना के पत्र सं0-10458 दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के अलोक में वरीयता का निर्धारण होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव रंजन सिन्हा, उप सचिव । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

10 सितम्बर 2010 
संचिका संख्या - म 0 / स्था ० रा ० प० (मु ० )-02 / 2010-1665 — पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय , 
पटना के बिहार मत्स्य सेवा वर्ग-2 के निम्नलिखित जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, को उनके 
नाम के सामने अंकित तिथि से उनकी सेवा संपुष्टि की जाती है 

बिहार मत्स्य सेवा 

सेवा संपुष्टि की 
क्र ० पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन स्थान वर्ग -2 के पद पर 

तिथि 

अभ्युक्ति 
योगदान की तिथि 


: 


1 


श्री मो 0 राशिद 
फारूकी 


17.08.2005 


17.08.2008 


जिला मत्स्य पदाधिकारी 
-सह - मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, पटना 
जिला मत्स्य पदाधिकारी 
-सह - मुख्य कार्यपालक 


2 


श्री विनोद कुमार 


16.08.2005 


16.08.2008 


पदाधिकारी , भभुआ 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


10 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2010 
संख्या -7 / स्था0-1-3-05 / 2009-8765 - साo— महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -10568 दिनांक 
23 जुलाई 2010 के आलोक में विधि विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना सं 0- ए / एक्ट -15 / 07 / 1477 / जे0 दिनांक 
27 अप्रील 2009 के द्वारा अधिसूचित, अखिलेश सिंह (वल्द - नारायण सिंह) के विरूद्ध लंबित वादों के विचारण हेतु मंडल 
कारा, नवादा के अन्दर बैठे जाने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में श्री 
राजीव श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा ( अधिसूचित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा) को 
नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सरयुग प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


क्र ० 


1 . 


2 . 


3 . 


अधिसूचना 

3 सितम्बर 2010 
संख्या -7 / पी0-4-2-20 / 2010-8619 - साo— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 21 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को दिनांक 5 
अप्रील 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित जिले के लिए विशेष कार्यपालक 
दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त पदाधिकारी उक्त जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 
2,1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा 
144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं । 
मधेपुरा जिलान्तर्गत पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों / अंचल अधिकारियों की सूची जिन्हें दिनांक 5 अप्रील 
2010 से 30 सितम्बर 2010 तक विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है । 

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 
मधेपुरा अनुमण्डल 

श्री चन्द्र मोहन , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा 
श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, अंचल अधिकारी , मधेपुरा 
श्रीमती शारदा कुमारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ 
श्री सुभाष चन्द्र सिंह, अंचल अधिकारी, घैलाढ़ 
श्रीमती मंजू कुमारी कनकन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर 
श्री आनन्द प्रकाश राम , अंचल अधिकारी , सिंहेश्वर 

श्री ललन ऋषि, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर 
8 . श्री सुशील कुमार यादव , अंचल अधिकारी, शंकरपुर 

श्री हृदय नारायण दास , अंचल अधिकारी, गम्हरिया 
श्री जर्नादन प्रसाद , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज 

श्री अमरेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, मुरलीगंज 
12. श्रीमती आशा कुमारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , कुमारखण्ड 

श्री बिरेन्द्र कुमार झा , अंचल अधिकारी, कुमारखण्ड 
उदाकिशुनगंज अनुमण्डल 
14. दिलीप कुमार सिंह , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज 

श्री सुरेश कुमार, अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज 
श्री अशोक कुमार गुप्ता , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


9 . 


10 . 


11 . 


13. 


15 . 


16 . 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


11 


क्र ० 


17. 


18. 


19. 


20 . 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अंचल अधिकारी , आलमनगर 
श्री अनिल कुमार पाण्डेय , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा 
श्री सुनील कुमार सिंह, अंचल अधिकारी , ग्वालपाड़ा 
श्री राम सेवक महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज 
श्री ज्ञानेन्द्र झा , अंचल अधिकारी, बिहारीगंज 
श्री प्रेम लाल मांझी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी 
श्री शिव कुमार पौद्दार , अंचल अधिकारी, पुरैनी 
श्रीमती सुमन कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा 
श्री मनोज कुमार झा , अंचल अधिकारी, चौसा 


21 . 


22 . 


23 . 


24 . 


25. 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सरयुग प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


1 


2 


4 


1 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2010 
संख्या -7 / पी0-4-2-25 / 2010-8764 — सा 0 / दंड प्रक्रिया संहिता,1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में उल्लिखित कुल 27 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अनुबद्ध अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित अनुमण्डल के लिए कार्यपालक 
दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त पदाधिकारी उक्त अनुमण्डल में दण्ड प्रकिया संहिता,1973 (एक्ट 
2,1974) के अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे । राज्यपाल उक्त पदाधिकारियों को धारा 
144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं । 

अनुसूची 

पदस्थापित अनुमण्डल 
क्रम सं ० पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

जिला का नाम 
का नाम 

3 
सुश्री अर्चना गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

बेगूसराय सदर 

बेगूसराय 
श्री अजय कुमार दास, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

जमुई सदर 

जमुई 
श्रीमती कुमारी सीमा यादव , कार्यपालक दण्डाधिकारी जमुई सदर 

जमुई 
श्रीमती कमला कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

बारसोई 

कटिहार 
श्री राजीव रंजन निखार , कार्यपालक दण्डाधिकारी 

क्षक्षारपुर 

मधुबनी 
श्री संजीत कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

तेघड़ा 

बेगूसराय 
श्री सुशील कुमार दास , कार्यपालक दण्डाधिकारी 

रजौली 

नवादा 
श्री मोहिउद्दीन, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

सीतामढ़ी सदर 

सीतामढ़ी 
श्री देवेन्द्र कुमार प्रभाकर, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

गया सदर 

गया 
श्रीमती शिल्पी कुमार बौंध्या , कार्यपालक दण्डाधिकारी मधेपुरा सदर 

मधेपुरा 
श्रीमती शीला कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती नमिता कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी 

बेनीपट्टी 

मधुबनी 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


गया सदर 


गया 


12 


12 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


क्रम सं ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


जिला का नाम 


पदस्थापित अनुमण्डल 

का नाम 

3 


1 


2 


4 


13 


दरभंगा सदर 
समस्तीपुर सदर 


दरभंगा 
समस्तीपुर 


14 


15 


छपरा सदर 


सारण 


16 


मनिहारी 


कटिहार 


17 


पकड़ीदयाल 


पूर्वी चम्पारण 

औरंगबाद 


18 


औरंगाबाद सदर 


19 


बगहा 


प 0 चम्पारण 


20 


श्री बैधनाथ साहु, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती मनोरमा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
डा 0 रत्ना श्रीवास्तव, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती सुनिता कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती पूनम शाही , कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री कमल किशोर कर्ण, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री पृथ्वी चन्द्र, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
सुश्री शोभा रानी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री मो0 रैसुद्दीन, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री मो 0 कलामुद्दीन, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री कमल कृष्ण सिन्हा , कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती उषा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्रीमती किरण कुमारी , कार्यपालक दण्डाधिकारी 
श्री किशुन महतो, कार्यपालक दण्डाधिकारी 


फारविसगंज 


अररिया 


21 


बक्सर 


डुमरॉव 
अरेराज 


22 


पूर्वी चम्पारण 


23 


बक्सर सदर 


बक्सर 


24 


बेलसंड 


सीतामढ़ी 


25 


बाढ़ 


पटना 


26 


पटना सदर 


पटना 


27 


पटना सदर 


पटना 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सरयुग प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


13 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निदेशालय , स्वास्थ्य सेवाएँ 


आदेश 

23 मार्च 2010 
आ ० सं०-1 / अं - स्था०-9 / 2007-301(11) —बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार , पटना के विज्ञापन संख्या 
2107/07 ज्ञापांक 1990 / आ ० दिनांक 29 दिसम्बर 2009 के द्वारा 27 ( सत्ताईस ) सफल उम्मीदवारों का नेत्र सहायक के पद 
पर वेतनमान 4500-7000 में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी । स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 82 (11) दिनांक 3 फरवरी 2010 
को गठित जांच कमिटी के द्वारा अनुशंसित 27 सफल उम्मीदवारों के शैक्षणिक , जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच की गयी, 
गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति कर निम्न रूप से पदस्थापित किया गया है: 


क्र ० 


अनु ० 


नाम 


पिता / पति 
का नाम 


जन्म 
तिथि 


पत्राचार का पता 


वर्ग 


पदस्थापित स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


000010 


श्री कुमार 


12.01.79 


श्री मुन्द्रिका 
सिंह 


म ० नं०-24, रोड नं ० 6, आर ० 

पटना -01 


विमल 


ब्लॉक , 


सामान्य के अनुमंडलीय 
विरूद्ध अस्पताल, पटना 
पिछड़ा वर्ग सिटी 


2 


000240 


श्री राम 


11.12.75 


श्री राकेश 
कुमार राम 


कवल राम 


द्वारा - राजू फोटो स्टेट , 
एट - हथुआ मोड़ , मीरगंज, 
पो ० - मीरगंज, 
जिला - गोपालगंज -841438 


सामान्य के अनुमंडलीय 
विरूद्ध अनु ० अस्पताल, हथुआ, 
जाति गोपालगंज 


3 


000217 


श्री राजीव 
रंजन 


श्री रामनाथ 
राम 


सामान्य के 


05.04.84 | द्वारा - सी ० आई ० डी ० क्लब 

करबीगहिया पो ० - जी ० पी ० ओ ० , 
पटना -800001 


अनमंडलीय 
विरूद्ध अनु ० अस्पताल , 
जाति जगदीशपुर, 

भोजपुर 


4 


000066 


श्री नवीन 
कुमार 


श्री भोला 
सिंह 


18.01.74 | एट - पो ० - पसपुरा , 

भाया –मिर्जापूर बन्दुआर, 
जिला - बेगुसराय, बिहार 
पिन -851129 


सामान्य 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , बाढ़, 
पटना 


5 


000020 


श्री राज कमल 


श्री राम 


12.02.80 


प्रसाद सिंह 


अनुमंडलीय 
अस्पताल, बेनीपुर, 
दरभंगा 


ग्राम - पटुवारा, पो ० - केवालापट्टी 
भाया - राजनगर, 

पिछड़ा वर्ग 
जिला - मधुबनी, पिन -847235 
द्वारा – मदन मोहन प्रसाद, 
अपोजिट -शिवमंदिर, बजाज 

पिछड़ा वर्ग 
रोड , बाकरगंज, पटना-04 


6 


000027 


20.03.79 


श्री अजीत 
कुमार 


जयप्रकाश 
वर्मा 


अनुमंडलीय 
अस्पताल, राजगीर , 
नालन्दा 


14 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


क्र ० 


अनु ० 


नाम 


पिता / पति 
का नाम 


जन्म 
तिथि 


पत्राचार का पता 


वर्ग 


पदस्थापित स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


7 


000001 


श्री अरूनी 
प्रसाद निराला 


श्री जरूरत 
सिंह 


01.03. 
078 


ग्राम - अनौली, पो ० - भागनगंज, 
जिला पटना 804454 


पिछड़ा वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल, दानापुर, 
पटना 


8 


000170 


श्री विनोद 
कुमार 


श्री रामसुरित | 01.09.83 
सिंह 


द्वारा श्री शरन सिंह, नुरानीबाग, 
पटना -800007 


अनुमंडलीय 
पिछड़ा वर्ग अस्पताल , डिहरी, 

रोहतास 


9 


000002 


श्री अशोक 
कुमार 


श्री सीता 
राम प्रसाद 


05.12.77 | ग्राम – लोदीपुर, 

पो ० - खुशहालपुर, 
थाना + भाया - तेलहड़ा 
जिला - नालान्दा- 801306 


प्रा ० स्वा ० केन्द्र 
पिछड़ा वर्ग वारसलीगंज , 

नवादा 


10 


000009 


श्री कृष्णा सिंह 


स्व ० धिरिजा 
सिंह 


पिछड़ा वर्ग 


प्रा ० स्वा ० केन्द्र 
अधौरा , कैमूर 


03.01.78 ग्रा + पो ० - दादर, 

थाना - मोहनीया जिला - कैमुर 

( भभुआ) 821109 
13.01.84 | एट - अगमकुआँ, पानी टंकी 

पो ० - गुलजारबाग , 
जिला - पटना -07 


11 


000135 


श्री सत्येन्द्र 
कुमार 


श्री रविन्द्र 
प्रसाद 


अ ० पिछडा 
वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , 
हिलसा, नालान्दा 


12 


000132 


श्री सुमन 


25.11.81 


श्री गिरानी 
बिन्द 


सौरभ 


द्वारा - मानिकचन्द प्रसाद 
मो ० - दायाचक , नया टोला 
पो ० - आर० एस ०, बाढ़ 
थाना - बाढ़ , जिला - पटना 


अ ० पिछडा 
वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , 
रजौली, नवादा 


803214 


13 


000095 


02.04.76 


मो ० साजिद 
हुसैन 


अब्दुल 
अजीज 


घर + पो ० - साहरघाट, जिला 
मधुबनी -847308 


अ ० पिछड़ा 
वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल, पुपरी, 
सीतामढी 


14 


000115 


श्री चक्रधर 


श्री मधुसूदन 


15.03.78 


ग्रा + पो ० - भलुआ , 


सिन्हा 


प्रसाद 


भाया - तारापुर जिला -बांका 
813221 


अनुमंडलीय 
अ ० पिछड़ा अस्पताल , 
वर्ग नवगछिया , 

भागलपुर 


15 


000119 


04.10.83 


श्रीमती 
जानहवी 


श्री राम वीर 
साह 


द्वारा -2ए / 42 बी ० टी ० बी ० 
कॉलोनी, इन्द्रापुरी, केशरीनगर , 
पटना -24 


अ ० पिछड़ा 
वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , मसौढ़ी, 
पटना 


16 


000122 


श्री कन्हैया 


15.08.75 


श्री रामेश्वर 
प्रसाद गुप्ता 


लाल गुप्ता 


ग्रा ०+ पो ० - मोहीउद्दीन नगर , 
( आर० एस ०) स्टेशन रोड, 
जिला - समस्तीपुर 


अ ० पिछड़ा 
वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , 
पालीगंज, पटना 


848502 


17 


000130 


29.06.77 


श्री प्रमोद 
कुमार 


श्री छेदी 
लाल साह 


ग्रा ०+ पो ० - थुमहा, 
भाया + जिला - सुपौल 852131 


अ ० पिछड़ा 
वर्ग 


सदर अस्पताल , 
सुपौल 


18 


000121 


श्री किशोर 


15.01.77 


कुमार पटेल 


श्री 
सच्चिादानन्द 
पटेल 


द्वारा लल्लु सिंह चाई टोला, 
(टिकिया टोली) महेन्दु 
पटना -06 


अनुमंडलीय 
अ ० पिछड़ा अस्पताल , 
वर्ग 

दाउदनगर, 
औरंगाबाद 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


15 


क्र ० 


अनु ० 


नाम 


पिता / पति 
का नाम 


जन्म 
तिथि 


पत्राचार का पता 


वर्ग 


पदस्थापित स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


19 


000113 


श्री बालमुकुन्द 


श्री भगवान 
प्रसाद 


प्रसाद 


अ ० पिछडा 
वर्ग 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , सारण, 
छपरा 


14.04.76 

मधु कुंज -71 फ्रेन्डस कॉलोनी 
रोड नं०-3, पो ० 
आशीयानानगर, 

जिला - पटना -25 
01.01.82 | ग्रा ० - देवघर, चन्द्रटोला, 

पो ० - अमरपुर , थाना - मेदानी 
चौकी , जिला - लखीसराय 


20 


000213 


श्री मनोज 
कुमार 


श्री 
पदमाराज 
रजक 


अनुमंडलीय 
अनु ० जाति अस्पताल , 

तारापुर , मंगुर 


811106 


21 


000232 


22.12.78 


श्री संतोष 
कुमार सुमन 


श्री अर्जुन 
पासवान 


द्वारा - श्री भोला प्रसाद (ए ० जी ० 
डिपार्टमेंट ), स्वीट हर्ट लेन , 
मुसल्लहपुर , पो ० - महेन्द्रु , 
पटना -06 


अनु ० जाति 


अनुमंडलीय 
अस्पताल , 
कहलगांव, 
भागलपुर 


22 


000225 


श्री राज 
किशोर राम 


श्री रामसेवक | 20.11.75 
राम 


ग्राम - चकहबीब, पो ० - पुरखौली, 
जिला - वैशाली -844121 


अनु ० जाति 


सदर अस्पताल , 
मुजफ्फरपुर 


23 


000194 


01.01.84 


श्री अमित 
रंजन 


श्री जैय 
कुमार 


द्वारा - जैयपाल प्रसाद , रामदास 
पथ , मिठापुर , बी ० एरिया , 
पटना -01 


प्रा ० स्वा ० केन्द्र , 
अनु ० जाति छीघल बैंक, 

किशनगंज 


24 


000207 


10.07.78 


श्री दिलीप 
पासवान 


श्री किशोरी 
पासवान 


ग्राम - पोतगाह पो ० - हरलाखी 
भाया - बासोपट्टी, 
जिला -मधुबनी 847225 


अनुमंडलीय 
अनु ० जाति अस्पताल, 

जयनगर, मधुबनी 


25 


000199 


03.02.84 


श्री अखिलेश 
कुमार 


स्व ० 
गौरीशंकर 
राम 


द्वारा - मन्नूराम ( पेसकार) 
नजदीक - सेन्ट पिटर मिडिल 
स्कूल, पीछे सेन्ट टरेसा हाई 
स्कुल नोनियार टोली, वार्ड 
नं०-05, बेतिया जिला - पं ० 
चम्पारण -845438 


प्रा ० स्वा ० केन्द्र , 
अनु ० जाति नौतन , पं ० 

चम्पारण ( बेतिया ) 


26 


000228 


श्री सत्येन्द्र 
कुमार 


श्री रघुनन्दन 
पासवान 


30.12.84 | घर + पो ० - कौआकोल, 

जिला - नवादा, बिहार-805106 


अनु० जाति 


सदर अस्पताल , 
गया 


27 


000005 


श्रीमती अमृता 


14.01.83 


श्री रामजी 
चौधरी 


. 


चाण्डक्या कॉलोनी, पासवान 
चौक , इन्डस्ट्रीयल एरिया , 
पो ० - हाजीपुर , जिला - वैशाली 
844101 


पिछड़ा वर्ग 
महिला 


अनुमंडलीय 
अस्पताल, महुआ, 
वैशाली । 


आदेश से , 
डा ० शत्रुध्न प्रसाद सिंह, निदेशक प्रमुख । 


16 


बिहार गजट , 22 सितम्बर 2010 


, 


शुद्धि - पत्र 

18 जून 2010 
आ ० सं०-11 / अ ० स्था०-13 / 09-709 ( II ) —निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के आदेश सं ० 301 (11) 
दिनांक 23 मार्च 2010 द्वारा नेत्र सहायक के पद पर नियुक्त करते हुए भिन्न -भिन्न संस्थान में पदस्थापन किया गया था के 
क्रंमाक 8 में श्री विनोद कुमार, पिता - श्री राम सुरित सिंह लिखा गया है । जिसे संशोधित करते हुए 

विनोद कुमार , 

पिता - श्री 
राम सुरिठ सिंह पढ़ा जाय । 
2. इस हद तक इसे संशोधित समझा जाय, शेष यथावत रहेगा । 

आदेश से . 
आर० एन ० पाण्डेय, निदेशक प्रमुख । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


